सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 चैत्र , 19 3 8 ( श० ) 


संख्या 392 राँची, सोमवार , 


11 अप्रैल , 2016 ( ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


आदेश 

29 मार्च, 2016 
संख्या -5/विविध (आरोप )- 2-4/ 2016 का० 2693-- श्री कानुराम नाग , झा०प्र०से० प्रखण्ड 
विकास पदाधिकारी, खूटी के विरूद्ध श्री लालजी राम तियु , ग्राम -महुलसाई , पो०-चाईबासा , जिला 
प० सिंहभूम , झारखण्ड द्वारा समर्पित परिवाद-पत्र प्राप्त है। इसके आधार पर उपायुक्त , प० सिंहभूम , 
चाईबासा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में फर्जी अभिलेख के आधार पर मुण्डा जनजाति का 
प्रमाण-पत्र बनवाकर झा०प्र०से० में नियुक्ति प्राप्त करने के आरोप में इन्हें विभागीय आदेश सं० 
6273, दिनांक 14 जुलाई , 2015 द्वारा निलंबित किया गया है। 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 11 अप्रैल, 2016 
2 . सचिव, कल्याण विभाग के पत्रांक - 714, दिनांक 02 मार्च, 2016 द्वारा छानबीन 
समिति द्वारा इनके जाति प्रमाण के प्रसंग में समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध करायी गयी , 
जिसमें इनके जाति प्रमाण पत्र को सही प्रतिवेदित किया गया है। अतः इन्हें निलंबन मुक्त किया 
जाता है । 


3. निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


दिलीप तिर्की, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 3 9 2 – 50 । 


